निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 227 ) 


___ 11 ज्येष्ठ 1931 ( श0 ) 
पटना , सोमवार , 1 जून 2009 


सं०3ए - 3 - भत्ता - 02 / 2009 - 3822वि० ( 2 ) , 

वित्त विभाग 


संकल्प 
शुद्धि - पत्र 

4 मई 2009 
विषय :- लोक सभा । विधान - सभा आम/ उप - चुनाव के अवसर पर चुनाव कर्मियों को समेकित दर 

पर यात्रा एवं दैनिक भत्ता भुगतान करने के सम्बन्ध में । 

वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2894, दिनांक 4 अप्रील 2009 की कंडिका - 2 की तालिका के 
कमांक - 3 कॉलम - 1 में अंकित गृह रक्षक शब्द को विलोपित करते हुए तालिका के बाद निम्नांकित 
वाक्य को अन्तःस्थापित किया जाता है — 

“ चुनाव कार्य पर प्रतिनियुक्त गृह रक्षकों को निर्धारित कर्त्तव्य भत्ता की सामान्य दर की डेढ़ 

गुणा राशि भुगतान की जायगी । " 
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 
सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

अरूनीश चावला, 
सचिव( व्यय ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 227-571 + 10 -डी0टी0पी0। 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


